HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 626 राँची, सोमवार , 


5 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
2 अगस्त, 2019 


संख्या- परि.वि .(नियम )-55 / 2018-774-- झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास हो गया है कि 
आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्य से राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों, नगर निगम क्षेत्र 
के अंदर एवं बाहर परिचालित परिवहन यानों के गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने की 
आवश्यकता है । 

परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना गजट संख्या -1171, दिनांक 
28.12.2018 द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी शहरों के राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों, नगर निगम 
क्षेत्र के अंदर एवं बाहर परिचालित होने वाले विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के परिवहन यानों के अधिकतम 
गति सीमा निर्धारित किया गया है । 


मोटरयान अधिनियम 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा -112 की उपधारा-2 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य द्वारा अधिसूचना गजट संख्या-1171, दिनांक 
28.12.2018 में निम्न संशोधन किया जाता है 


, 


SI. 
No. 


2 
झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 5 अगस्त , 2019 

Maximum speed limit (in kmph ) 

National 
Class of vehicle 

State Highways 

Highways / State 
Highways within 

Municipal Area 
2 

3 

4 
If all the wheels of the vehicle are fitted with 
pneumatic tyres and the vehicle is not drawing 

a trailer : 
If the vehicle is a light motor vehicle other 

80 (Median road ) 
a ) 

40 
than a transport vehicle ; 

60 (without a 
median road ) 


1 


1 


एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


परवेज इब्राहिमी 
संयुक्त सचिव 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 626 50 


-- 


